निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 7 आषाढ़ 1938 ( श ) 
( संo पटना 532) पटना , मंगलवार , 28 जून 2016 


सं0 08 / आरोप - 01 -57 / 2015, सा0प्र0 - 4938 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

5 अप्रील 2016 
श्री वीरेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0 , कोटि क्रमांक - 896 / 11 , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुर - सह 
अंचलाधिकारी , लखनौर , मधुबनी ( सम्प्रति निलंबित) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक - 2092 दिनांक 23 . 
08. 2004 एवं ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक - 1134 दिनांक 05.02. 2007 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए 
संकल्प ज्ञापांक - 876 दिनांक 24.02. 2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा इसके संचालन हेतु विभागीय 
जाँच आयुक्त, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

2. विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना के पत्रांक - 217 दिनांक 04 .03.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही के 
संचालन में विहित तकनीकी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए मामले को वापस किया गया तथा त्रुटियों के 
परिमार्जन के पश्चात् पुनः प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा दर्शायी गयी मुख्य त्रुटियाँ 
निम्नवत् है: 


(i) विभागीय कार्यवाही के संकल्प के साथ संलग्न दो आरोप प्रपत्र क प्रशासी विभाग द्वारा विधिवत् 


हस्ताक्षरित नहीं है । 
(ii ) अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप के मदों की विवरणी आरोपी पदाधिकारी को तामिल कराये जाने 

का प्रमाण संकल्प के साथ संलग्न नहीं है । आरोपी पदाधिकारी द्वारा जिन आरोप की कंडिकाओं पर 
अपना सफाई दिया गया है उनसे संबंधित आरोप पत्र संकल्प के साथ संलग्न नहीं है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 जून 2016 
( iii ) आरोप पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन मूल आरोप है एवं कौन पूरक आरोप । 
( iv ) संलग्न अधिकांश कागजात अपठनीय है तथा संकल्प के साथ जाँचपत्र भी संलग्न नहीं किया गया 


है । 


3. विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त उक्त पत्र के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, 
मधेपुर - सह - अंचलाधिकारी , लखनौर, मधुबनी पदस्थापन काल से संबंधित सभी आरोपों के लिए उनसे समेकित 
स्पष्टीकरण की मांग की गयी । कई स्मारों के बावजूद भी श्री कुमार से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा । विभागीय जाँच आयुक्त 
के पत्र के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना से वांछित अभिलेख / साक्ष्य की स्वच्छ एवं पठनीय प्रति की 
मांग की गयी जो उनके पत्रांक - 246437 , दिनांक 09. 09. 2015 द्वारा उपलब्ध कराया गया है । 

4. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की अप्रासंगिकता 
के मद्देनजर संकल्प ज्ञापांक - 876, दिनांक 24. 02 . 2009 को रद्द किया जाता है । 

5. उक्त आरोपों को समेकित कर अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से पुनः आरोप प्रपत्र क गठित कर बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम - 2005 के संसुगत प्रावधानों के तहत अलग से 
कार्रवाई की जायेगी । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 532- 571 + 10 - डी0टी0fol 

___ Website : http:// egazette. bih. nic.in 


